निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं ० पटना 48 ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


2 . 


अधिसूचना 

26 दिसम्बर 2012 
सं 0 17 स्था 0 (पुर्नगठन)-211 / 2011-2059 — बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की 
धारा -4 तथा बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम संख्या -5 के आलोक में राज्य के पटना, भोजपुर, बक्सर, 
रोहतास, कैमूर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर , गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा तथा बांका जिला में पूर्व से 
चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्था अधिसूचना निर्गत की तिथि 
से लागू 

की जाती है : 
(i) बन्दोबस्त कार्यालय, पटना, भोजपुर, दरभंगा, गया तथा भागलपुर ( केवल बांका जिला के सन्दर्भ में ) 

द्वारा अन्तिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख संबंधित जिलों के अभिलेखागार में हस्तांरित कर 

दिये जायेंगे । 
(ii ) संबंधित जिले के अपर समाहर्ता अपने नियंत्रण में बंदोबस्त कार्यालय के अभिलेखों का संधारण एवं 

जिला अभिलेखागार में अन्तिम रूप से प्रकाशित भू -अभिलेखों को जमा करने की कार्रवाई सुनिश्चित 

करायेंगे । 
(iii) बी 0 टी 0 ऐक्ट की धारा -106 , 108 एवं 108 A के अन्तर्गत लम्बित वादों में भू - धारियों द्वारा उपलब्ध 

कराये गये साक्ष्य को आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम की प्रक्रिया में नए सिरे 

से संदर्भित किया जा सकेगा । 
(iv ) बन्दोबस्त कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मचारी को निदेशक , भू - अभिलेख एवं परिमाप द्वारा 

नये बन्दोबस्त कार्यालय में स्थानान्तरित / पदस्थापित किया जाएगा । 
( v) बन्दोबस्त कार्यालय में मात्र 01 अभिलेखापाल एवं 01 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को रखा जाना है, जो 

अभिलेखों का संधारण करेंगे । चतुर्थ वर्ग में आवश्यकतानुसार जिला समाहरणालय से दैनिक 

पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा भी प्राप्त की जा सकती है । 
(vi) संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय के लिए सदर अंचल के अंचलाधिकारी को सहायक बन्दोबस्त 

पदाधिकारी मुख्यालय का कार्यभार सौंपा जाएगा ताकि वेतनादि मद में राशि की निकासी में 
असुविधा न हो । 


2 


समूह शीर्ष 


- 


लघु शीर्ष 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2013 
(vii) बन्दोबस्त कार्यालय में संधारित भू - अभिलेखों के हस्तांतरण के कार्य हेतु पदस्थापित कर्मचारियों के 
वेतनादि का भुगतान पूर्व की भाँति बजट मुख्यशीर्ष – 2029 – भू – राजस्व - 

राज्य 
योजना 

102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त 
कार्यों का पुनरीक्षण विपत्र कोड पी0-2029001020101 से किया जाए । 
(viii) निदेशक , भू - अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा " समाहर्ता सह "बन्दोबस्त पदाधिकारी ” के 

पदनाम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा । 
(ix ) पुनर्गठन के उपरांत संबंधित जिला बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 से 
आच्छादित किए जाएंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
मिथिलेश कुमार शुक्ल , 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


अधीक्षक, 


सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 48-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


